निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 736 ) पटना, बुधवार , 23 अगस्त 2017 


सं० कौन / भी -117 / 2009 - 304 / सी० 

वाणिज्य कर विभाग 


संकल्प 

20 अगस्त 2017 
बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी, मो0 शकील अहमद (निलंबित ), वाणिज्य कर पदाधिकारी, बक्सर अंचल, 
बक्सर के पदस्थापन काल में , दिनांक 20.08.07 से दिनांक 28.09.07 तक विभागीय पत्रांक 3447 दिनांक 10.08.07 
द्वारा उपार्जित अवकाश प्राप्त कर अमेरिका चले गये । अमेरिका प्रवास के दौरान बार - बार आवेदन देकर किसी न 
किसी बहाने मो0 अहमद (निलंबित ) द्वारा अपनी छुट्टी का विस्तार किया । विभागीय पत्रांक 1310 दिनांक 28.03.08 
द्वारा दिए गये निदेश के आलोक में उपार्जित अवकाश पर जाने की तिथि से लगभग 8 महीने बाद मो0 शकील 
अहमद (निलंबित ) द्वारा दिनांक 29. 03 .08 को बक्सर अंचल, बक्सर में अपना योगदान दिया गया । 

2. बिहारशरीफ अंचल , बिहारशरीफ के पदस्थापन काल में भी मो0 अहमद (निलंबित ) द्वारा दिनांक 
01.02. 09 से 10.03.09 तक पत्नी का ईलाज अमेरिका में करवाने के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु एक 
आवेदन दिया गया । परन्तु , अवकाश स्वीकृत होने के पूर्व ही बिहारशरीफ अंचल के पत्रांक 570 दिनांक 03. 03. 09 द्वारा 
श्री के0के0 यादवेन्दु तत्कालीन वाणिज्य कर पदाधिकारी को अपना प्रभार सौंपकर दिनांक 31.01.09 से अवकाश पर 
अमेरिका चले गये । मो0 अहमद (निलंबित ) द्वारा अपने अमेरिका प्रवास के दौरान तथाकथित कभी अपनी बीमारी 
अथवा कभी पत्नी की बीमारी का उल्लेख कर कई बार अपनी छुट्टी विस्तार हेतु आवेदन दिया गया । 

3. मो0 अहमद (निलंबित ) को योगदान देने हेतु दैनिक जागरण के दिनांक 11.06.09 के अंक के माध्यम 
से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी । प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी उनके द्वारा अपना योगदान नहीं दिया गया । 

4. मोहम्मद अहमद (निलंबित ) को बिना अवकाश स्वीकृत कराये विदेश गमन एवं उच्चाधिकारियों के 
आदेशों की अवहेलना तथा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 253 दिनांक 
05. 08 .09 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया । तत्पश्चात् मो0 अहमद (निलंबित ) के विरूद्ध प्रपत्र क 
गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या 296 दिनांक 01.10.09 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । विभागीय 
कार्यवाही के दौरान मो0 अहमद कभी भी स्वयं उपस्थित नहीं हुए , न तो उनके कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए । 

5. मो0 अहमद (निलंबित ) द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान उपस्थित नहीं होने की सूचना जाँच 
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त हुई । सूचना प्राप्त होने के उपरांत मुख्यालय स्तर से समाचार - पत्र हिन्दुस्तान के 
दिनांक 17.06 .10 के प्रकाशित अंक में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई कि "योगदान नही देने पर एक पक्षीय निर्णय लेते 
हुए आपको विभाग द्वारा बर्खास्त करने का निर्णय लिया जायेगा । " 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 अगस्त 2017 
6. अंततः विभागीय जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा मो0 अहमद (निलंबित ) के मामले में एक पक्षीय निर्णय 
लेते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । जाँच प्रतिवेदन में मो0 अहमद(निलंबित ) को कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही 
बरतने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए सभी आरोपों को प्रमाणित बताया गया । 

7 . मो0 अहमद (निलंबित ) द्वारा अपने कर्त्तव्य से , बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने तथा विभागीय 
कार्यवाही में सभी आरोप प्रमाणित पाए जाने के पश्चात् सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर माननीय उपमुख्यमंत्री 
( वाणिज्य - कर) का अनुमोदन प्राप्त करते हुए मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त किया 
गया । 

8. तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक - कौन / भी - 117 / 2009 – 57 / सी ( अनु०), दिनांक 13.02. 2017 द्वारा मो0 
शकील अहमद(निलंबित ) के बर्खास्तगी पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई । जिसके आलोक में 
बिहार लोक सेवा आयोग से संचिका सं0 - 5 / प्रो0 - 36 - 01 / 2017 (120 ) लो0 से0 आO. दिनांक 21. 04 .2017 द्वारा 
सहमति प्राप्त हुई । 

9. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के उपरांत मो0 शकील अहमद सम्प्रति निलम्बित 
वाणिज्य कर पदाधिकारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 14 
( XI) के नियमानुसार " सेवा से बर्खास्त किया जाता है , जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के 
लिए निरर्हता होगी । " 

___ 10. मो0 शकील अहमद , सम्प्रति निलंबित, वाणिज्य कर पदाधिकारी की बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर 
मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है । 

आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण 
अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति मो0 शकील अहमद , सम्प्रति निलंबित , वाणिज्य कर 
पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को भेज दी जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अजीत कुमार राम, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण )736 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


